निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 419 ) 


1 आषाढ़ 1932 ( AO ) 
पटना, मंगलवार , 22 जून 2010 


पथ निर्माण विभाग 


- - - 


- - - - 


अधिसूचना 

15 मार्च 2010 
सं0 निग / सारा - 1 (पथ) - 15 / 2010 - 3716 (एस) श्री आलोक कुमार, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल 
जमुई को पथ प्रमंडल जमुई अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के पुनरीक्षित प्राक्कलन को विलंब से भेजने, स्वीकृति 
उपरांत अतिशय विलंब से एकरारनामा करने, श्रवण - बक्शीला पथ में प्राक्कलन के पुनरीक्षण के पश्चात भी जांच की 
तिथि 19 फरवरी 2010 तक पुनरीक्षित एकरारनामा नहीं करने , संवेदक द्वारा समर्पित विपत्रों का भुगतान लंबित रखने 
जैसी बरती गयी गंभीर अनियमितताओं के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 
2005 के नियम 9 (1 ) ( क ) के तहत तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

2. निलंबन अवधि के दौरान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के 
नियम 10 के अध्याधीन शर्तों के तहत इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार , पटना 
निर्धारित किया जाता है । 
4. इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से आरोप पत्र निर्गत किया जा रहा है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह०) अस्पष्ट , 
संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 419 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


